सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 278 


19 वैशाख , 1938 ( श०) 
राँची, मंगलवार , 

9 मई , 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
14 मार्च, 2017 


संख्या-4/नि०सं०- 12-05/ 2017 का . 3100 -- द्वितीय , तृतीय एवं चतुर्थ उप समाहर्ता 
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चतुर्थ बैच ( सीमित ) में चयनित श्री राजेश 
कुमार सिन्हा, प्रशिक्षु उप समाहर्ता, गृह जिला- रामगढ़ को विभागीय अधिसूचना संख्या 
1644 दिनांक 22 फरवरी, 2017 के द्वारा परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में श्री कृष्ण 
लोक प्रशासन संस्थान, राँची में संस्थागत प्रशिक्षण हेतु योगदान की तिथि से औपबंधित 
रूप से नियुक्त किया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 9 मई , 2017 
2. श्री सिन्हा द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक 3 मार्च, 2017 को श्री 
कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में योगदान के उपरांत अपरिहार्य कारणवश संबंधित 
संस्थान द्वारा इन्हें वापस किये जाने के फलस्वरूप जिला प्रशिक्षण हेतु गोड्डा जिला 
आवंटित करते हुए पदस्थापित किया जाता है | 


स्वर 


जत्रा 


3. श्री सिन्हा व्यावहारिक जिला प्रशिक्षण हेतु दिनांक 16 मार्च, 2017 को उपायुक्त , 
गोड्डा के कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 278-- 50 


